: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 माघ, 1936 ( श० 
संख्या 42 राँची , बुधवार 

21 जनवरी, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
21 जनवरी , 2015 


संख्या- 1/ पी0 - 107/ 2007 का0- 486-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 480 दिनांक 20 जनवरी , 2015 
से मुख्य सचिव, झारखण्ड के पद हेतु अधिसूचित श्री राजीव गौबा, भा. प्र. से. ( झाः82 ) द्वारा मुख्य सचिव 
का पदभार ग्रहण किये जाने तक की अवधि के लिए श्री आर0एस0पोद्दार , भा . प्र. से. ( झाः82), विकास 
आयुक्त , झारखण्ड अपने कार्यों के साथ मुख्य सचिव , झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 42 – 50 । 


